निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 463 ) 


8 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 29 मई 2014 


सं0 3ए-3- भत्ता ( चुनाव)-02/ 2014- 4570-वि0 

वित्त विभाग 


संकल्प 

28 मई 2014 
विषयः - विधान परिषद् स्नातक /शिक्षक चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता के संबंध में । 

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 464/INST - PAY/ 2014- EPS , दिनांक 28/ 02/ 2014 के आलोक में 
निर्वाचन कर्त्तव्य पर तैनात कार्मिकों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता के भुगतान के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प 
सं0 2598, दिनांक 18/ 03 / 2014 के द्वारा प्रदान की गयी है । । 

___ 2. विधान परिषद् स्नातक /शिक्षक चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा आम चुनाव के अनुरूप कार्य किया जाता है। 
इन्हें चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता की स्वीकृति नहीं दी गयी है । 

___ 3. लोकसभा /विधानसभा एवं पंचायत निर्वाचन के अनुरूप विधान परिषद् स्नातक /शिक्षक चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त 
कर्मियों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता की स्वीकृति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

4. अतएव निर्णय लिया जाता है कि संकल्प सं0 2598 , दिनांक 18 / 03/ 2014 के द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता/ दैनिक 
भत्ता का दर इन चुनावों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के बाद अनुमान्य होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 463 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


